निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 712) पटना , शुक्रवार , 18 अगस्त 2017 


सं0 3ए -2 - वे. पु० -18/ 2009 -5684/वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


राहुल सिंह, 

सचिव (व्यय )। 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक० ) बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 

पटना , दिनांक 16 / 08/ 2017 
विषय : दिनांक 01/ 01 / 2006 के पूर्व ए०सी०पी० प्राप्त राजस्व कर्मचारियों के दिनांक 01/ 01 / 2006 से 

नये वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण संबंधित ज्ञापांक - 1625 , दिनांक 17 / 02/ 2014 के सन्दर्भ में 

स्पष्टीकरण । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या - 1625 , 
दिनांक 17 / 02/ 2014 द्वारा संसूचित है कि राजस्व कर्मचारियों का दिनांक 01 / 01/ 2006 को से वेतन पुनरीक्षण 
उनके मूल कोटि के पे - बैण्ड एवं ग्रेड - पे में किया जायेगा तथा दिनांक 01 / 01 / 09 से ए०सी०पी० प्राप्त वेतनमान 
का प्रतिस्थानी पे - बैण्ड एवं ग्रेड - पे अनुमान्य कराया जायगा । 

ज्ञातव्य है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 275 , दिनांक 08/ 01/ 2015 दिनांक 01 / 01 / 06 के पूर्व 
ए०सी०पी० प्राप्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दिनांक 01 / 01 / 06 से वेतन पुनरीक्षण उनके ए. सी . पी . प्राप्त 
वेतनमान के प्रतिस्थानी पे- बैण्ड एवं ग्रेड - पे में किये जाने से संबंधित प्रावधान करते हुए पूर्व निर्गत प्रासंगिक 
परिपत्र सं० - 6961 , दिनांक 03 / 07 / 2012, 8594 , दिनांक 17 / 08/ 2012 एवं 1682 , दिनांक 19 / 02/ 2014 को 
विलोपित किया जा चुका है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2017 
इस परिपत्र के संसूचन के बाद यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि राजस्व कर्मचारियों के 
सन्दर्भ में उक्त ज्ञापांक - 275 , दिनांक 08 / 01 / 2015 प्रभावी है या नहीं ? चूँकि यह परिपत्र राज्य के सभी 
संबंधित संवर्गों के पदाधिकारियों/ कर्मियों पर लागू है , ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों के सन्दर्भ में पूर्व निर्गत 
परिपत्र सं० - 1625 , दिनांक 17 / 02/ 2014 की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता नहीं रह गयी है । अतएव इसे विलोपित 
समझा जाए। 

विश्वासभाजन , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 712 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


